निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 फाल्गुन 1933 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 24 फरवरी 2012 


( सं० पटना 63 ) 


सं0 1 / सा0सु0बजट - 04 / 2010 ( अंश) स. क. - 287 

समाज कल्याण विभाग 
( सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय ) 


संकल्प 


6 फरवरी 2012 
विषयः -विपन्न वर्ग के विकलांग निःशक्तजनों के लिए विशेष कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 

संचालित "मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के प्रावधानों में संशोधन । 

1. उच्चतम आयु सीमा का विलोपन : - इस योजना के लाभ से 60 वर्ष से अधिक आयुवाले निःशक्त 
व्यक्तियों को अधिक आयु के कारण वंचित रखना युक्तिसंगत नहीं है । इसलिए आयु की अर्हता में 60 वर्ष की सीमा 
को विलोपित किया जाता है । 14 वर्ष से कम आयु के विकलांग बालक - बालिकाओं को शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत 
लाभान्वित करने का कार्यक्रम संचालित है, इसलिए न्यूनतम आयु सीमा यथावत् रहेगी । 

2. कृत्रिम अंग एवं उपकरणों की आपूर्ति के लिए केवल “ एलिमको, कानपुर " पर आश्रित रहना 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है । क्योंकि यह संस्था सभी प्रकार के अंगों - उपकरणों को समय पर आपूर्ति 
एवं आपूर्ति की गयी सामग्रियों के रख रखाव में सक्षम नहीं हो पा रही है । तिपहिया साईकिल इत्यादि की आपूर्ति 
अन्य स्त्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है । इसी प्रकार कुछ विशेष अंग एवं उपकरण अन्य निर्माणकर्ताओं एवं 
एजेंसियों से भी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है । अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु इस मार्गदर्शी प्रावधान 
कि अंगों एवं उपकरणों की आपूर्ति “ एलिमको, कानपुर से प्राप्त की जायगी , को शिथिल करते हुए “ एलिमको, 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 फरवरी 2012 
कानपुर " के अलावे अन्य निर्माणकर्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं से भी कृत्रिम अंग एवं उपकरण का क्रय संलग्न 
मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधानों के अनुरूप किया जायगा । 


आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 
इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार , पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संदीप पौण्डरीक, 

सचिव, 
समाज कल्याण विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 63 -571 + 500- डी0टी0पी0 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


